निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 206 ) 


30 वैशाख 1931 ( श ) 
पटना , बुधवार , 20 मई 2009 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 


16 मई 2009 
सं0 - ई.एल.1 - 006 / 2009 - 30 – भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 434 / बिहार - वि. स. / 2009 (2 ) दिनांक 
3 मई 2009 सर्व साधारण की जानकारी के लिये पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात कुमार गुप्ता, 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट , ( असाधारण ) , 20 मई 2009 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001, दिनांक – 3 मई, 2009 / 13 वैशाख, 1931 (शक ) 

सं0 434 /बिहार - वि.स./ 2009 (2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग इसके द्वारा 24 दिसम्बर, 2004 की अपनी अधिसूचना सं0 434 / बिहार / 2004 (2 ) 
और समय - समय पर यथा संशोधित द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक 
अधिकारी को , ऐसे अधिकारियों के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के 
रिटर्निंग आफिसर की बिहार राज्य में विधान सभा के 186 - फतुहा ( अ0जा0 ) उप चुनाव के दौरान मतों की गणना में सहायता करने के 
लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है : 


सारणी 


अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम 

और क्रम संख्या 


186 - फतुहां ( अ0जा0 ) 


5. कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना सिटी 


6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनरूआ 


उक्त निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति , संबंधित निर्वाचन 
क्षेत्र में मतों की गणना सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी । 

आदेश से, 
आर0 के0 श्रीवास्तव, 
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001, Dated : 3 May, 2009. 13 Vaisakha , 

1931 ( saka ) 
NO . 434 / BR -LA /2009 (2 ). – In exercise of the power conferred by sub -section (1 ) of 
section 22 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission 
hereby appoints , in addition to the officers appointed by its notification No. 434 /BR /2004 (2), 
dated 24th December, as amended from time to time, each of the officers of the Government as 
specified in column (2 ) of the table below as Assistant Returning Officer to assist the Returning 
Officer of the legislative Assembly in the State of Bihar as specified in column ( 1) of the said 


PER JUIC , (3HTERUT), 20 


$ 2009 


table against such officers of the Government in counting of votes during the ensuing Bye 


Election to the 186 - Fatuha (SC ) in the Bihar State : 


Table 


No. of the Parliamentary Election 


Additional Assistant Returning Officer 


186 - Fatuha (SC ) 


5 - Executive Magistrate, Patna City 


6 - Block Development Officer, Dhanarua 


The appointment of above Officers as Additional Assistant Returning Officers in 
respective constituency will cease to be effective on successful completion of counting of votes in 
the constituency concerned . 

By Order, 

R .K . SRIVASTAVA , 
Secretary, Election commission of India 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
ER JGTC ( 31HTERUT) 206 -571 + 100 -soconto 


